रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 


सममेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART I - Section 3— Sub - section (ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1002]] 
No. 1002 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, नवम्बर 22 , 2004 / अग्रहायण 1, 1926 
NEW DELHI,MONDAY, NOVEMBER 22 , 2004/AGRAHAYANA 1, 1926 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
[ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी ( आयुष ) विभाग ] 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2004 
का. आ . 1288 ( अ).--- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 ) की धारा 3 की 
उप -धारा (I) के खण्ड ( ख) के उपबंध के अनुसरण में, डा . आर. जे. एस. यादव को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से 
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है ; 


2. अतः अब, केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की 
अधिसूचना सं. का . आ . 482 ( अ) तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 


उक्त अधिसूचना की सारणी में “ धारा 3 की उप - धारा (1) के खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " 
शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात् : 


| " 24 


सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ” 


डा . आर. जे. एस .यादव , 
प्राचार्य, 
गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 
एंड हॉस्पिटल, सावली, 
जिला- वडोदरा 


[ फा. सं. वी . 27021/1( 97 )/94 -होम्यो.-ई यू ] 

तारा दत्त, संयुक्त सचिव . 


3474 GI/ 2004 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PARTII -- SEC . 3(ii )] 


पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का. आ . 482 ( अ ) तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और सं. का . आ . 

774( अ ) तारीख 30 जून, 2004 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


:: 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : 
Department ofAyurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th November, 2004 
S. 0 . 1288 (E ):--- Whereas in pursuance of the provision of clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of 
section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Dr. R.J.S . Yadav 
has been elected the 3rd may, 2004. as a member to Central Council of Homoeopathy from 
Saurashtra University ; 


2 . Now , therefore in exercise of powers conferred by sub - section ( 1) of section 3 of 
the said Act the Central Government hereby makes the following further amendment in 
the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and 
Family Planning ( Department of Health ), number S .O .482 (E ), dated 6th August, 1974 , 
namely : 


In the said notification in the table, under the heading “ Elected under clause (b ) of 
sub -section ( 1) of section 3 ", for serial number 24 and entries relating thereto , the 
following shall be substituted, namely : 


. 


- 


- 


. ( 2 ) 
University of Saurashtra " 


| " 24 Dr. R.J.S . Yadav 

Principal, 
Gujarat Homoeopathic Medical College 
and Hospital, Savli , 
District Vadodra 


[ F. No. V. 27021/1(97 / 94- Homoeo- EU] 

TARA DATT, Jt. Secy. 
Foot Note : The Principal notification waspublished in Gazette of India, dated the 6th August , 1974 vide S .O . 482 (E ), dated 

6th August, 1974 and was last amended vide S. O . 774 (E ) dated the 30th June, 2004 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2004 


का. आ . 1289( अ). -- केंद्रीय सरकार , होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम , 1975 के नियम 2 के 
खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में , सारणी के स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सारणी के 
नीचे स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य की बाबत उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए रिटर्निंग 
अधिकारी नियुक्त करती है : 


[ भाग [[ -- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


क्रम सं. रिटर्निंग अधिकारी का नाम और पदनाम 


राज्य का नाम 


गोवा 


श्री दुर्गा प्रसाद, 
उप निदेशक (एच आई बी), 
स्वास्थ्य निदेशालय, 
पणजी ( गोवा) । 


नागालैंड 


डा . वी .शेखोस , 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 
नागालैंड सरकार , 
नागालैंड । 


हरियाणा 


डा . आर. के मलिक , 
उपनिदेशक ( आयुर्वेद ) 
हरियाणा सरकार , 
चंडीगढ़ । 


आंध्र प्रदेश 


डा . जी . रामा कृष्ण , 
अपर निदेशक ( होम्यो.), 
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग, 
आध्र प्रदेश सरकार , 
सिकंदराबाद ( आंध्र प्रदेश ) । 


| मेघालय 


डा. एस. खारमालकी , 
जोनल लेप्रोसी ऑफीसर , 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
मेघालय सरकार । 


पंजाब . 


.. . . 


डा. ए. एस. थिंड, 
संयुक्त निदेशक ( चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान ) , 
पंजाब सरकार , 
चंडीगढ़ । 


चंडीगढ़ 


श्री दिलीप कुमार , आई. ए.एस ., 
संयुक्त सचिव ( वित्त एवं स्वास्थ्य ), 
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ । 


[ सं. जेड 28016/9/ 03 - एच पी सी ] 

तारा दत्त, संयुक्त सचिव 


1 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3( ii ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th November , 2004 
S .O . 1289 (E ). - In pursuance of the powers conferred by clause (d ) of Rule 2 of the 
Homoeopathy Central Council (Election ) Rules, 1975 the Central Government hereby 
appoints the persons mentioned in the column (2 ) of the table below to be the Returning 
Officers for the purpose of the said rules in respect of the State specified in the 
corresponding entries in the column (3 ) of the said Table : 
SI.No . Name and Designation of the Returning Officer Name of State 


Goa 


Sh . Druga Prasad , 
Deputy Director (HIB ), 
Directorate of Health , 
Panjim . 
(Goa ) 


Nagaland 


Dr. V . Sekhose 
Department of Health and Family Welfare 
Governmentof Nagaland . 
Nagaland , 


Haryana 


Dr. R .K Malik , 
Deputy Director (Ayurveda ) 
Government of Haryana , 
Chandigarh. 
Dr. G . Rama Krishna , 
Additional Director (Homoeo ), 
Indian Medicine & Homoeopathic Department, 
Govt of Andhra Pradesh , 
Secundarbad ( A .P ) 


Andhra Pradesh 


Meghalaya 


Dr. S . Kharmalki, 
Zonal Leprosy Officer, 
Health and Family Welfare Department, 
Govt. of Meghalaya 


Punjab 


Dr. A .S . Thind , 
Joint Director (Medical Education & Research ), 
Government of Punjab , 
Chandigarh 


Chandigarh 


Shri. Dilip Kumar, IAS, 
Joint Secretary (Finance & Health ) 
U . T Chandigarh . 


[No. Z . 28016 /9/03-HPC ] 
TARADATT , JL. Secy . 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण : 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2004 
का . आ. 1290 ( अ). - होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1) के खण्ड ( ख ) के उपबंध के अनुसरण में , डा . जे. के . पटेल को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर , राजस्थान से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है ; 


2. अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग) की 
अधिसूचना संख्यांक का . आ. 482( अ) तारीख 6 अगस्त , 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् 


उक्त अधिसूचना की सारणी में “ धारा 3 की उप -धारा (1 ) के खण्ड ( ख) के अधीन निर्वाचित " 
शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 


अर्थात्ः . 


2 


| "30 


जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर, राजस्थान । ” 


डा. जे. के. पटेल, 
ए- 71 , अशोकनगर सोसाइटी , 
लॉयन हॉल के सामने, 
रेस कोर्स सर्किल, 
बड़ौदा । 


[ फा . सं. जेड 28016/3/ 2004 - एच. पी . सी .-ई यू ] 

तारा दत्त , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का . आ . 482 ( अ ) तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं . का . आ . 774 ( अ ) तारीख 30 जून , 

___ 2004 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th November , 2004 


S.O . 1290(E ). - Whereas in pursuance of the provision of clause (b ) sub -section ( 1) of 
___ section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ), Dr. J. K Patel has 

been elected as amember to Central Council of Homoeopathy from Janaradan Rai Nagar 
Rajasthan Vidyapeeth , Udaipur, Rajasthan . 


2. Now , therefore in exercise of powers conferred by sub -section (1 ) of section 3 of 
the said Act the Central Government hereby makes the following further amendment in 
the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and 
Family Planning ( Department of Health), number S. 0. 482 ( E), dated 6th August , 1974 , 
namely: 


347447 / 04 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II ---- SEC. 3(ii)] 


3. In the said notification , in the table, under the heading “ Elected under clause (b ) 
of sub-section ( 1) of section 3 ", for serial number 30 and entries relating thereto , the 
following shall be added namely : 


( 2 ) . 
Janaradan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth , 
Udaipur , Rajasthan. 


“ 30 Dr. J. K . Patel 

A -71, Ashoknagar Society, 
Opposite Lion Hall, 
Race Course Circle , 
Baroda . 


[ F. No. Z. 28016/3/ 2004- HPC- EUJ 

TARADATT, Jt . Secy . 


Foot Note : The Principalnotification was published vide S.O .482 (E ), dated 6th August, 1974 and was last amended vide 

S . 0 . 774 ( E ) dated the 30th June, 2004 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2004 
का. आ. 1291 (अ). - होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 3 की उप 
धारा (1) के खण्ड ( ख) के उपबंध के अनुसरण में , डा. पी. सम्पत राव को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ 
साइंसिज, कर्नाटक से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है ; 


2. अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग) की 
अधिसूचना सं. का . आ . 482( अ) तारीख 6 अगस्त , 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में “ धारा 3 की उप - धारा ( 1) के खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " 
शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात्ः 


2 
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज " 


“ 29 


डा . पी . सम्पत राव , 
प्राचार्य , 
एच के ई एस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज , 
यूनिवर्सिटी रोड, गुलबर्गा, 
कर्नाटक 


[ फा. सं. जेड . 28016/ 2/ 2001 - एच. पी. सी . ] 

तारा दत्त , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का . आ . 482( अ ) तारीख 6 अगस्त , 1974 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग -II, खंड -3 (ii ) में प्रकाशित की गई थी 

और सं . का . आ . 774 ( अ ) तारीख 30 जून , 2004 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


[ 2017 II - QUE 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण : 


M 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th November , 2004 
S.O . 1291(E ).- Whereas in pursuance of the provision of clause (b ) sub -section (1 ) 
of section of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ), Dr. P . Sampath 
Rao has been elected as a member to Central Council of Homoeopathy from Rajiv 
Gandhi University of Health Sciences, Karnataka ; 


2. Now , therefore in exercise of powers conferred by sub - section (1) of section 3 of 
the said Act the Central Government hereby makes the following further amendment in 
the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and 
Family Planning (Department of Health ), number S.O .482 (E ), dated the 6th August , 
1974 , namely: 


In the said notification in the table, under the heading “ Elected under clause (b ) of 
sub -section (1) of section 3” , for serial number 29 and entries relating thereto , the 
following shall be substituted namely : 


( 2 ) 


“ 29 Dr. P . Sampath Rao 

Rajiv Gandhi University of Health Sciences " 
Principal, 
HKE s Homoeopathic Medical College, 
University Road , Gulbarga . 
Karnataka 


[F . No , Z . 28016 /2/2001-HPC ) 


TARADATT, Jt. Secy . 


. 


Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India Part II , Section 3 ( ii ) vide S .O . 482 (E ), dated the 

6th August, 1974 and was last amended vide S . O . 774 (E ) dated 30th June, 2004 . 


... 


.. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


